निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 395) पटना , मंगलवार , 12 मार्च 2019 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

3 दिसम्बर 2018 
सं० 1स्था० - 154/ 2018 - 6082 / वि०स० — बिहार विधान सभा सचिवालय के प्रोन्नति समिति की दिनांक 
28. 11 .2018 को 5. 30 बजे अप० में हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में प्रशासनिक संवर्ग के 
निम्नांकित उप सचिवों को निदेशक के पद पर वेतन स्तर - 13 में अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 
प्रोन्नति दी जाती है : 

1. श्री भूषण कुमार झा 

2. श्री भूदेव राय 
प्रशासनिक संवर्ग में निदेशक के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि की छूट पर माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान 
सभा की स्वीकृति प्राप्त है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , 
उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 395-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


